सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1031 राँची, शुक्रवार , 


6 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
2 दिसम्बर , 2019 


संख्या-09/ आरोप -चतरा-15/ 2016-4725 ( 09 )/ रा 0 , श्री सत्येन्द्र सिंह , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , चतरा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध नामांतरण वाद सं0 
1698 , दिनांक -11.02.2010 के द्वारा ग्राम -कोलाडीह में कुल रकबा-147.05 एकड़ भूमि का नीलांचल 
आयरन एंड पावर लि 0 के पक्ष में अवैध नामांतरण /हस्तांतरण हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोपों की 
जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-3096 / रा0, दिनांक- 23.07.2018 द्वारा झारखण्ड पेंशन 
नियमावली के नियम-43( ख ) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 


2 . 


संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री सिंह के पेंशन 
से 5 % की राशि 02 ( दो ) वर्षों तक कटौती करने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं 
विभागीय पत्रांक -1078/ रा 0, दिनांक -18.03.2019 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण - पृच्छा की गयी । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 6 दिसम्बर, 2019 
3 . 

उक्त के क्रम के श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण - पृच्छा के जवाब के सम्यक् 
समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध उपरोक्त दंड अधिरोपित किये जाने के निर्णय को बरकरार रखने का 
निर्णय लिया गया एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से उक्त दंड अधिरोपित करने हेतु सहमति 
संसूचित करने का अनुरोध किया गया । 

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक -2739 , दिनांक -22.11.2019 द्वारा श्री सिंह के 
विरूद्ध उपरोक्त दंड अधिरोपित किये जाने पर सहमति संसूचित की गयी । 


4 . 


अतः उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र सिंह , तत्कालीन अंचल निरीक्षक , चतरा सम्प्रति 
सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध उनके पेंशन से 5 % की राशि की कटौती 02 ( दो ) 
वर्षों तक करने का दंड अधिरोपित किया जाता है तथा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को 
निस्तारित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1031 -- 50 


